रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 34 Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 
No . 


991 
99 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 25 , 2011 / फाल्गुन 6 , 1932 
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25 , 2011 / PHALGUNA 6 , 1932 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 फरवरी , 2011 
सा . का . नि . 113( अ) . — यह कि , विदेशी पंजीयन नियम , 1992 में और संशोधन करने के लिए , विदेशी अधिनियम , 
1939 ( 1939 का 16 ) की धारा 3 द्वारा यथापेक्षित के अनुसार , भारत सरकार , गृह मंत्रालय की दिनांक 15 नवम्बर , 2010 
की अधिसूचना संख्या सा. का . नि . 912 ( अ ) के तहत कतिपय मसौदा नियमों का प्रकाशन करते हुए , उनके सम्बन्ध में सभी 
संभावित प्रभावित व्यक्तियों से , उक्त अधिसूचनायुक्त राजपत्र की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख 
से पैंतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व, आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे । 

__ और यह कि , सन्दर्भित राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां दिनांक 15 नवम्बर , 2010 को आम जनता को 
उपलब्ध करा दी गई थीं । 

और यह कि , केन्द्र सरकार को , सन्दर्भित मसौदा नियमों के सम्बन्ध में आम जनता से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त 
नहीं हुआ है । 

अतः, अब , केन्द्र सरकार , सन्दर्भित अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , विदेशी पंजीयन 
नियम , 1992 में और संशोधन करने के लिए , एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. (1 ) इन नियमों को विदेशी पंजीयन ( संशोधन ) नियम , 2010 कहा जाएगा । 

( 2 ) ये नियम , सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 

2. विदेशी पंजीयन नियम, 1992 में प्रपत्र - डी और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र एवं 
प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी , अर्थात् : 


717 GI/ 2011 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II . SEC. 3 (1 )] 
फार्म - डी 
(नियम 5 एवं 15 देखें ) 

यात्रियों के लिए आगमन कार्ड 
कृपया स्पष्ट अक्षरों में लिखें । एक खाने में एक शब्द जैसा कि नीचे दिखाया गया है । 

लाईन से बाहर न लिखें । स्पेस के लिए एक खाना खाली छोड़ दें । 
क ख ग घ इ 1 2 3 4 5 


1 . नाम ( जैसा पासपोर्ट में दिया गया है ) नाम / आद्याक्षर के प्रत्येक भाग के बाद एक खाना खाली छोड़ें । 


3. राष्ट्रीयता 


2 . लिंग (उपयुक्त खाने में । का निशान लगाएं ) 

पुरुष महिला 
4 . जन्म तिथि (दिनामाह/ वर्ष ) 


5 . देश , जहां के निवासी हैं 


6. एन . आर. आई./ पी . आई . ओ./ ओ. सी . आई . 

( उपयुक्त खाने में । का निशान लगाएं ) 


7 . पी . आई . ओ ./ ओ . सी . आई. कार्ड संख्या , 

यदि कोई है 


एन. आर. आई. 


पी . आई . ओ . 


कोई नहीं 


ओ. सी . आई . 
8. पासपोर्ट संख्या 


9 . जारी करने की तारीख (दिन/ माह/ वर्ष ) 


10 . उड़ान संख्या 


11 . प्रस्थान का पत्तन 


12 . आगमन की तारीख (दिनामाह/ वर्ष ) 


13. पिछले 6 दिनों में किन देशों की यात्रा की गई 


14 . भारत में पता 


+ 


15 . दूरभाष संख्या 


[ भाग II — खण्ड 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


केवल भारतीयों द्वारा भरे जाने के लिए 


16. क्या आपके पासपोर्ट पर ई. सी . आर. मुहर है ? 
( उपयुक्त खाने में । का निशान लगाएं ) 


17. क्या विदेश में रोजगार प्राप्त हैं ? 
( उपयुक्त खाने में 1 का निशान लगाएं ) 

हां नहीं 


हा 


नहीं 


18. यदि कॉलम 17 का उत्तर हां है, तो वापिस आने का कारण 
( उपयुक्त खाने में 1 का निशान लगाएं ) 
| रोजगार की समासि 

अन्य 


अन्य 


विदेशियों ( पी . आई. ओ./ ओ. सी . आई . सहित ) और एन . आर. आई . व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिए 
"19. वीजा संख्या 


* 20 . समाप्त होने की तारीख (दिन / माह/ वर्ष ) 


* 21. वीजा का प्रकार 


22. प्रस्थान की संभावित तारीख (दिन / माह/ वर्ष) 


23. यात्रा का उद्देश्य ( उपयुक्त खाने में V का निशान लगाएं ) 


व्यापार 


पारगमन 


सरकारी 


रोजगार 


शिक्षा 


सम्मेलन 


मित्रों/ संबंधियों 
से मिलना 


चिकित्सा 
स्वास्थ्य 


धर्म/ 
तीर्थयात्रा 


मनोरंजन ! छुट्टी 

मनाना 


खेल 


अन्य 


• एन . आर. आई. द्वारा नहीं भरा जाएगा 


यात्री के हस्ताक्षर 


अप्रवासन मुहर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( i)] 


यात्रियों के लिए आगमन काई 

सीमा- शुल्क 


भारत आगमन पर, एयरपोर्ट / चैक पोस्ट से निकलते समय कार्ड के इस भाग को कृपया सीमा - शुल्क 

अधिकारी को दें 


1 . पूरा नाम 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


2. फ्लाईट संख्या 


. 


. 


. 


3. आगमन की तारीख 


4 . 


लाए गए बैग ( बैगों की संख्या 


... ..... . . .. ... .. . .. ... .... . ..... . .... ... .... .. ... . .. .. . . .. 


. 


. 


. 


. 


. 


" 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


4 


. 


. 


. 


. 


5 . हैंड बैंग( बैगों) की संख्या 


4 


. 


. 


6. आयात की जा रही ड्यूटी 

योग्य वस्तुओं का कुल मूल्य 
( रूपये) 


. 


. 


7. ( क ) क्या आप किसी प्रकार के पौधे/ बीज/ फल/ फूल/ सब्जियां/कंद/ अन्य रोपण सामग्री ला रहे हैं ? 
( ख ) क्या आप किसी प्रकार के मीट और मीट उत्पाद/डेयरी उत्पाद/ जीवित अथवा सजावटी 

मछली/पोलट्री /पोल्ट्री उत्पाद ला रहे हैं ? 


हां/ नहीं 
हा/ नहीं 


( ग ) क्या आप कोई सेटेलाइट फोन ला रहे हैं ? 


हां/ नहीं 


( घ) क्या आप 5 ,000 यू . एस. डॉलर या उसके बराबर से अधिक के विदेशी करेंसी नोट ला रहे 


हानिहीं 


हा /नहीं 


( ङ ) क्या आप 10,000 यू.एस . डॉलर या उसके बराबर से अधिक का विदेशी विनिमय ( अर्थात 

विदेशी करेंसी नोट , ड्राफ्ट्स , यात्री चैक , साख - पत्र, विनिमय बिल अथवा अन्य कागजात 
जिसके द्वारा कोई भी राशि भारतीय करेंसी में देय हो ) ला रहे हैं ? 


यात्री के हस्ताक्षर.. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


[ फा . सं . 25022/ 52/ 2004 - अप्रवासन ( पार्ट ) ] 

जी . वी . वी . शर्मा, संयुक्त सचिव 
टिप्पणी : मुख्य नियमों का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 10 मार्च, 1992 की अधिसूचना संख्या सा . का. नि . 318( अ ) 

के तहत किया गया था जिन्हें बाद में दिनांक 29 जनवरी , 1999 की अधिसूचना संख्या सा . का. नि . 55 ( अ ) , 
दिनांक 30 जनवरी , 2002 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि . 70 ( अ ) , दिनांक 20 अक्तूबर , 2003 की अधि 
सूचना संख्या सा . का .नि. 828 ( अ ) और दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या सा . का . नि. 737 ( अ ) 
और दिनांक 15 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या सा . का . नि . 35 ( अ ) के तहत संशोधित किया गया था । 


[ 971 Il- Qus 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th February , 2011 
G . S. R . 113 (E ).- Whereas, certain draft rules further to amend the 
Registration of Foreigners Rules , 1992 , were published as required by section 3 
of the Registration of Foreigners Act, 1939 ( 16 of 1939), vide notification of the 
Government of India in the Ministry of Home Affairs number G . S . R .912 (E ), 
dated the 15th November, 2010 , Objections and suggestions were invited from 
all persons likely to be affected by them within a period of forty - five days ; 


And whereas, no objection and suggestions on the said draft rules have 
been received from the public by the CentralGovernment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 3 of the 
Foreigners Act , 1939 ( 16 of 1939 ) the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Registration of Foreigners Rules, 1992 , 
namely : - 


1 . ( 1 ) These rules may be called the Registration of Foreigners (Amendment) 

Rules , 2011. 
( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 

Gazette 


2 . In the Registration of Foreigners Rules, 1992 , for the Form D and the 
entries relating thereto , the following Form and the entries shall be substituted , 
namely : 

" FORMD 
(See rules 5 and 15 ) 

ARRIVAL CARD FOR PASSENGERS 
Please write in CAPITALS only . One character in one box as shown 
below . Do not write across the lines. Leave one box blank for space , 

A B C D E 1 1 2 3 4 5 
1 . Name (as in passport ) Leave one box blank after every part of the namelinitial 


3 . Nationality 


2 . Sex (tick V appropriate box ) 

Male Female 
4 . Date of Birth (DD /MM /YY ) 


5 . Country of Residence 


. " 


6 .NRI/PIO /OCI Status ( tick V appropriate box ) 7. PIO /OCI Card No., if any 

NRI PIO OCI None 
717 67 /11-2 


(PART IPSec , 3 (1)] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

9 . Date of issue (DD /MM /YY ) 


8 . Passport Number 


10 . Flight Number 


11 . Port of Boarding 


12 . Date of Arrival (DD /MM /YY ) 


13 . Countries visited in last 6 days 


14. Address in India 


15 . Telephone No . 


To be filled in by Indians only 
16 . Does your passport carry an ECR stamp? ( tick V appropriate box ) 17.Whether employed overseas ? ( tick V appropriate box) 
Yes No 

u Yes U No 
18 . If answer is yes to 17 , reason for return ( tick V appropriate box ) 


Others 


Completion of 
Employment 


To be filled in by Foreigners (including PIO /OCI) and NRIs 
* 19 . Visa Number 

* 20 . Date of Expiry (DD /MM /YY) 
TTD TTD 
* 21 . Type of Visa 

22 . Expected Date of Departure (DD /MM / YY ) 


23 . Purpose of Visit ( tick V appropriate box ) 


Business 


Transit 


Official 


Employment 


Education 


Conference 


Visit Friends/Relatives 


Medical/Health 


Religion/Pilgrimage Leisure /Holiday 


Sport 


Others 


* Not to be filled by NRIs 
Signature of Passenger 


· 


Immigration Stamp 


ARRIVAL CARD FOR PASSENGERS 


CUSTOMS 


ON ARRIVAL IN INDIA PLEASE HAND OVER THIS PART OF THE CARD TO THE 

CUSTOMS OFFICER WHILE LEAVING THE AIRPORT / CHECK POST. 
1 . Name in full. .......... ... 
2 . Flight No . .. ....... ... 
3 . Date of Arrival ........ 


[ 977 II — OUS 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4 . No . of checked in baggage ( s ) ..... .. .... 
5 . No . of hand baggage (s ).. 
6 . Total value of dutiable goods being imported 

(Rs .)... .... ... 
7 . ( a ) Are you carrying any plants / seeds / fruits / flowers / vegetables 
/bulbs / other plantingmaterials ? 

Yes / No . 
( b ) Are you carrying any meat & meat products / dairy products / live or 
ornamental fish / poultry / poultry products ? 

Yes / No. 
( c ) Are you carrying any Satellite Phone ? 

Yes / No. 
(d ). Are you carrying foreign currency notes in excess of US $ 5 , 000 or 
equivalent? 

Yes /No 
( e ) Are you carrying foreign exchange (i. e. foreign currency notes, drafts, 
Travellers cheques, letters of credit , bills of exchange or any instruments 
where under any amount is payable in Indian currency ) in excess of 
US $ 10 , 000 or equivalent? 

Yes / No 


Curr 


Xces 


Signature of the Passenger. . .. 


[F. No . 25022 /52 / 2004 - Imm (Part ) ] 

G . V . V . SARMA, Jt. Secy . 
Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary videnumber G . S.R . 318 ( E ), 

dated the 10th March , 1992 and subsequently amended vide numbers G .S . R . 55 (E ), dated the 
29th January, 1999, G .S . R . 70 ( E ) , dated the 30th January, 2002 , G .S . R . 828 ( E ), dated the 
20th October, 2003, G .S . R . 737 (E ) , dated the 22nd December, 2005 and G . S .R . 35 (E ), dated the 
15th January, 2008 . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


